HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 22, 2024 (ASAR. 31, 1946 SAKA) 151 


ArT 
हरियाणा सरकार 
गृह विभाग 
अधिसूचना 
दिनांक 22 जुलाई, 2024 


संख्या काग्आ० 36/ह०अ० 22,//2014,//धा० 6 तथा 52,//2024.-- हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबन्धक) अधिनियम, 2014 
(2014 का 22) की धारा 6 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 52 की उप-धारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (वार्ड परिसीमन तथा निर्वाचन) 
नियम, 2023 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्‌:- 


1. ये नियम हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति (वार्ड परिसीमन तथा निर्वाचन) संशोधन नियम, 2024 कहे जा सकते 
हैं। 

2. हरियाणा सिख गुरद्वारा प्रबन्धक समिति (वार्ड परिसीमन तथा निर्वाचन) नियम, 2023 में, नियम 15 में, उप-नियम (4) 
में, खण्ड (घ) और (ड) का लोप कर दिया जाएगा। 


अनुराग रस्तोगी, 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 
गृह विभाग। 


152 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), JULY 22, 2024 (ASAR. 31, 1946 SAKA) 


HARYANA GOVERNMENT 
HOME DEPARTMENT 
Notification 
The 22nd July, 2024 


No. S.O. 36/H.A. 22/2014/S.6 and 52/2024.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) and 
(2) of section 52 read with sub-section (1) of section 6 of the Haryana Sikh Gurdwaras (Management) Act, 2014 
(22 of 2014), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Sikh 
Gurdwaras Management Committee (Delimitation of Wards and Election) Rules, 2023, namely: - 


1. These rules may be called the Haryana Sikh Gurdwaras Management Committee (Delimitation of Wards and 
Election) Amendment Rules, 2024. 
2. In the Haryana Sikh Gurdwaras Management Committee (Delimitation of Wards and Election) Rules, 2023, in 


rule 15, in sub-rule (4), clause (d) and (e) shall be omitted. 


ANURAG RASTOGI, 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana, 
Home Department. 


11194—L.R.—H.G-P., Pkl. 


